GNAND 


SEN 


MAR 


W 


Anita 


. 


elhi 


। 


apto 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

19 भाद्र 1936 ( श०) 
संख्या 440 राँची , बुधवार 

10 सितम्बर, 2014 (ई०) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
2 सितम्बर , 2014 


संख्याः5/ स्था0- 11 / 2009 का . 8826 -- कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , झारखण्ड, रांची के 
प्रशासनिक नियंत्रणाधीन झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री प्रणव कुमार राय चैधरी, प्रधान आप्त 
सचिव, कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को कार्यहित में स्थानांतरित करते हुए मंत्रिमंडल 
सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, रांची में प्रधान आप्त सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया 
जाता है । 


2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


दिलीप तिर्की, 


सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 440 - 50 | 


